रजिस्ट्री सं. डी .एल. - 33002/99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTERED No . D. L. - 33002 / 99 


Governor 


MARCA 


REGISTERED NO 
.DL.380282 


Strotestern 


New 


MARA 


दिल्ली । राजपान 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 65 ] 
No. 65 ] 


दिल्ली, शुक्रवार , अप्रैल 8, 2016 / चैत्र 19 , 1938 
DELHI, FRIDAY, APRIL 8 , 2016 / CHAITRA 19, 1938 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं . 8] 

[ N. C. T . D. No . 8] 


. भाग -IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


सामान्य प्रशासन विभाग 
(समन्वय शाखा) 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 8 अप्रैल , 2016 
सं0 फा0 53 / 1 / 2015 / सा. प्र. वि . / समन्वय / डीएसजीएडी - iii / 1758 . - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल, बृहस्पतिवार , दिनांक 14 अप्रैल , 2016 को डा. बी. आर. अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत सभी सरकारी कार्यालयों तथा स्थानीय / स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अवकाश 
घोषित करते हैं । 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

( Co - Ordination Branch ) 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 8th April, 2016 
No. F .53/1/2015/GAD / CN /dsgad - iii /1758. — The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is 
pleased to declare Thursday , the 14th April, 2016 to be a Closed Holiday in all Government offices and Local / 
Autonomous Bodies, Public Sector Undertakings under the Government of National Capital Territory of Delhi, on 
account of Birthday of Dr. B .R . Ambedkar. 


1767DG/ 2016 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


सं. फा . 53 / 1 / 2015 / सा.प्र .वि. / समन्वय/ डीएसजीएडी -iii/ 1808 गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 
यू - 11030 / 2 / 73 यू. टी .एल दिनांक 28 जून, 1973 के साथ पठित परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 (1881 - 
की अधिनियम सं. 26 ) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल बृहस्पतिवार दिनांक 14 अप्रैल, 2016 को डा . बी . आर . अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर 
अवकाश घोषित करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश व उनके नाम पर , 

अमिताभ कुंडू, उप सचिव 


No. F. 53/1 /2015/ GAD/ CN/ dsgad -iii /1808. -In exercise of the powers conferred by Section 25 of 
the Negotiable Instruments Act , 1881( 26 of 1881 ) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs 
Notification No , U -11030/2/73-UTL dated 28/06 / 1973 , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is 
pleased to declare Thursday , the 14th April, 2016 to be a Closed Holiday on account of Birthday of Dr. B. R . 
Ambedkar. 

By Order and In The Name of 

the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi 
AMITABH KUNDOO , Dy . Secy . 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016 
सं. फा . 2(6 ) / 06 / औ .नि . / पर्व० / पार्ट. फा . / 754 -759 .- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 
2(1) के साथ पठित नियम 50 में निहित प्रावधानों के अनुसरण , में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , श्री निहार रंजन 
भट्टाचार्य, सहायक औषधि नियंत्रक, को उक्त नियमावली के प्रयोजनार्थ, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये तत्काल 
प्रभाव से नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
के आदेश से तथा उसके नाम पर, 

___ मंजू हांडा, उप - सचिव 
HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 8th April , 2016 
No. F. 2 ( 6 ) / 06/ DC/ Enft ./ Pt .file/754 -59. - In pursuance of the provisions contained in rule 50 read . . . 
with rule 2 ( 1) of the Drugs and Cosmetics , Rules, 1945, the Government of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased to appoint Shri Nihar Ranjan Bhattacharyya, Assistant Drugs Controller , Delhi as the Controlling Authority for 
the purpose of the said Rules , for the entire National Capital Territory of Delhi with immediate effect . 


By Order and in the Name of the Government of the 

National Capital Territory of Delhi, 

MANJU HANDA , Dy. Secy. 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 
. . अधिसूचना 

दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016 
सं . 161 / 8 / शुल्क संरचना / डीटीटीई / 2014 - 15 / 341 - 352 . - दिल्ली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थान 
( समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु केपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण 
तथा अन्य उपाय) अधिनियम , 2007 ( 2007 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निजी प्रबन्धन स्व : वित्त पोशित संस्थानों तथा 
विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को चलाने हेतु तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध संस्थान के पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु शुल्क निर्धारण 
के प्रयोजन के लिए दिनांक 31.7. 2015 की अधिसूचना संख्या फा0 161 / 8 / शुल्क संरचना / डीडीटीई / 2014 - 15 / 2376 के 
द्वारा राज्य शुल्क विनियामक समिति का गठन किया है । 


सरकार ने शुल्क विनियामक समिति द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना को अनुमोदित कर दिया है , जो निम्न प्रकार है : 


क्रम सं० 


संरचना 


| संस्थान का नाम पाठ्यक्रमों का नाम 

प्रस्तावित शुल्क 

( रूपये में ) * * 
छोटू राम . रूरल इंस्टीच्यूट | क ) इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनीकेशन 

33, 450 / 
ऑफ टैक्नॉलाजी ख) डिजीटल इलैक्ट्रोनिक्स 

33, 450 / 
( क श्रेणी ) ग ) मैडीकल इलैक्ट्रोनिक्स 

33, 450 / 
घ) इन्स्ट्रूमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल 

33, 450 / 

33, 450 / 
ड ) इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग 

33,450 / 
च ) सिविल इंजीनियरिंग 

33 ,450 / 
छ) आर्चीटेक्ट असिस्टेंट 

: 33, 450 / 
ज ) फार्मेसी . 

33 ,450 / 
झ) मकैनिकल इंजीनियरिंग 
गुरू तेग बहादुर 1) डिप्लोमा इन मकैनीकल इंजीनियरिंग 30 ,500 / 
पोलीटैक्नीक इंस्टीच्यूट 2 ) डिप्लोमा इन इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनीकेशन | 30 ,500 / 
( ख श्रेणी) 

इंजीनियरिंग 
3) गुरू तेग बहादुर पोलीटैक्नीक इंस्टीच्यूट में 
अन्य पाठ्यक्रम 
क ) ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 

32 , 000 / 
ख ) कम्प्यूटर इंजीनियरिंग 

32,000 / 
ग ) इलैक्ट इंजीनियरिंग 

32, 000 / 
घ ) डिजीटल इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग 32, 000 / 


मराठवाड़ा इंस्टीच्यूट ऑफ 1) डिप्लोमा इन मकैनीकल इंजीनियरिंग 30 ,500 / 
टैक्नोलॉजी 

2 ) डिप्लोमा इन इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनीकेशन 
इंजीनियरिंग 

30, 500 / 
( ख श्रेणी) . 
इन्टरनैशनल पॉलीटेकनिक | फैशन डिजाइन एण्ड टैक्सटाइल डिजाइन | 18, 200 / 
फॉर वुमेन 
( ख श्रेणी ) 


22, 400 / 


| सुब्रामनियम भारती कॉलेज फार्मेसी 

ऑफ . सांइस एण्ड 
टैक्नोलॉजी 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


( ख श्रेणी ) 
बाबा हरीदास कॉलेज ऑफ 1) फार्मेसी 
फार्मेसी 

| 2 ) मैडीकल लैब . टैक्नोलॉजी 
( ख श्रेणी ) 


26, 550 / 
21 ,250 / 


18,800 / 
17, 400 / 


आदित्या इंस्टीच्यूट ऑफ 1) मैडीकल लैब. टैक्नोलॉजी 
टैक्नोलॉजी 

2 ) अन्य पाठ्यक्रम 
( ग श्रेणी) 

क ) इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनीकेशन इंजीनियरिंग 
ख ) कम्प्यूटर इंजीनियरिंग 
ग ) आईटी इनेबेल्ड सर्विसेस एण्ड मेनेजमेंट 


17 ,400 / 
17, 400 / 


* * यह शुल्क संरचना सरकार द्वारा अनुमोदित उस प्रतिभूति शुल्क , विद्यार्थी गतिविधि शुल्क तथा परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त है , 
जिसका निर्णय समिति ने लिया था । 
तथा आगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि शुल्क संरचना शैक्षणिक वर्ष 2016 - 17 में क्रियान्वित होगी 
और यह शैक्षणिक वर्ष 2018 - 19 अर्थात् समिति द्वारा यथा संस्तुत 3 वर्षों तक वैध होगी । सरकार द्वारा अधिसूचित शुल्क 
पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए लागू होगा । पूर्ववर्ती राज्य शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्णित शुल्क वर्ष 2015 - 16 तक 
जारी रहेगा । 
आगे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
राज्य शुल्क विनियामक शुल्क समिति द्वारा दी गई शुल्क की संस्तुतियों तथा इस पर लिए गए उपरोक्त निर्णयों को अधिसूचित 
करती है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 
___ आदेश से और उनके नाम पर, 

मनोज कुमार , निदेशक 


DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION 

NOTIFICATION 

Dated : the gth April, 2016 
___ No. F. 161/ 8/ FEE STRUCTURE / DTTE/ 2014- 15/ 341 - 352. In exercise of the powers conferred by 
sub sections (1) of section 6 of the Delhi Diploma Level Technical Education Institutions (Prohibitions of Capitation 
Fee , Regulation of Admission , Fixation of Non Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and 

Excellence ) Act 2007 . ( Delhi Act 7 of 2007), the Government of National Capital Territory of Delhi constituted a State 
- Fee Regulatory Committee vide Notification No. 161/ 8 / FEE STRUCTURE/ DDTE/ 2014- 15/ 2376 dated 31. 7 . 2015 for 
the purpose of determining fee for pursuing courses in privately managed self financed institutions in the National 
Capital Territory of Delhi and affiliated to board of Technical education offering different diploma courses. 
The Government has approved the fee structure proposed by Fee Regulatory Committee which is as under : 
Sl. . | Name of the Institute Name of the courses 

Proposed fee structure 
No . 

| (in Rs. ) * * 
Chhotu Ram Rural a ) Electronics & Communication 

33, 450 / 
Institute of Technology b ) Digital Electronics 

33 ,450/ 
( A category ) c ) Medical Electronics 

33, 450 / 
. d ) Instrumentation & Control 

33, 450 / 
e ) Electrical Engg . 
- 1) Civil Engg . 

33 , 450/ 
g ) Arch . Assistant 

33, 450/ 
.. h ) . Pharmacy . : ...... .. 

33 , 450/ 
i ). Mech. Engg. 

33, 450/ 

33, 450/ 
Guru Tegh Bahadur 

1) Diploma in Mechanical Engineering 30 ,500/ 
Polytechnic Institute 2 ) Diploma in Elect. & Comm . Engg . 

30 ,500/ 
(B category) 

3) Other courses in Guru Tegh Bahadur 

Polytechnic Institute: 
a) Automobile Engg . 

32 ,000 / 


PART IVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


b ) Computer Engg. 
c ) Elect. Engg. 

d ) Digital Electronics Engg . 
1 ). Diploma in Mechanical Engineering 
2 ) Diploma in Elect . & Comm . Engg. 


32 ,000 / 
32 ,000 / 
32 ,000 / 
30 ,500 / 
30 ,500 / 


Marathwada Institute of 
Technology 
( B category) 


Fashion Design & Textile Design 


18 , 200 / 


International Polytechnic 
for women 
( B category ) 
Subramaniam Bharti 
College of Science & 
Technology 
|( B category ) 


Pharmacy 


22, 400 / 


Baba Haridass College of 
Pharmacy 
( B category ) 


1) Pharmacy 
2 ) Medical Lab . Technology 


26 ,550/ 
21, 250 / 


Aditya Institute of 1 ) Medical Lab . Technology 

18 , 800 / 
Technology 

2 ) Other courses 
(C category ) a ) Elect . & Comm . Engg . 

17 ,400 / 
b ) Computer Engg . 

17,400 / 
c ) IT Enabled Services & Management 

17,400 / 
* * These fee structures are exclusive of security fee , student activities fees and examination fees, which has 
been approved by the Government over and above the fee structure decided by the Committee . 

· And further, the Government of National Capital Territory of Delhi has decided that the fee structure will be 
implemented w . e . f. Academic Year 2016 - 17 and it will remain valid upto the Academic Year 2018 - 19 i. e . for three 
years as recommended by the Committee. The fee notified by the Government will be applicable for the entire duration 
of the course . The fee decided by previous SFRC will continue upto year 2015 - 16 . 

Further in exercise of the powers conferred by sub section (3) of Section 6 of the said Act , the Government of 
National Capital Territory of Delhi notify the recommendations for fees given by the State Fee Regulatory Committee 
and the decisions taken thereon enumerated herein above . 


By Order and in the Name of the Government 
of the National Capital Territory of Delhi, 

MANOJ KUMAR , Director 


1767 D G / 416 -2 
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


